निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 334 ) पटना , मंगलवार , 12 अप्रील 2016 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 

( उर्दू निदेशालय) 


अधिसूचना 

8 मार्च 2016 
सं0 उ०नि० - 08 / 2016 - 168 — माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 4 जनवरी, 2016 को आहूत 
विभागीय समीक्षा के दौरान, लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के कार्यान्वयन, 
विकास एवं प्रचार - प्रसार हेतु सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन निदेशानुसार निम्न रूप में 
किया जाता है : 


प्रधान सचिव , 


अध्यक्ष 


10 ) 


अल्प संख्यक कल्याण विभाग । 
प्रधान सचिव, 

सदस्य 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग । 
सचिव, 

सदस्य 
व्यय , वित्त विभाग । 
(4) निदेशक (उर्दू), उर्दू निदेशालय 

सदस्य सचिव 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग । 
2. उक्त समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर सुझाव देगी : 
(1) राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के व्यापक प्रचार -प्रसार एवं कार्यान्वयन हेतु सुझाव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अप्रील 2016 
बिहार राजभाषा संशोधन अधिनिय, 1981 (बिहार अधिनियम 2, 1981 ) के आधार पर दिनांक 17.04. 
1981 , 29.06.1981 तथा 16.08. 1989 को निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट, जनसरोकार से 
संबंधित राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में राजकीय प्रयोजनों के लिए द्वितीय राजभाषा के रूप में 

उर्दू के समुचित प्रयोग हेतु उर्दू भाषा कोषांग / उर्दू अनुवाद कोषांग के गठन के संबंध में सुझाव । 
( 3) राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष उर्दू दिवस समारोह के आयोजन हेतु समुचित तिथि के निर्धारण की 

अनुशंसा । 
(4) उर्दू निदेशालय को सशक्त बनाने हेतु सुझाव । 
(5) अन्य कोई सुझाव / अनुशंसा ( यदि है) जो द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के व्यवहारिक कार्यान्वयन 

तथा प्रचार - प्रसार एवं विकास के दृष्टिकोण से उपयुक्त हो । 
3. समिति अपनी अनुशंसा / सुझाव अधिसूचना निर्गत होने के तीन माह के भीतर देगी । 

आदेश से , 
ब्रजेश मेहरोत्रा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 334 - 571 + 500 - डी0टी0जी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


